निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 146 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


। 


___ अधिसूचना 

28 अक्तूबर 2014 
सं0 प्र० एवं ध्या० स० -14/ 2014- 1690/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि पंचदश बिहार विधान - सभा के चतुर्दश सत्र में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से संबंधित श्रीमती रेणु कुमारी एवं अन्य 
स०वि०स० द्वारा पूछे गए ध्यानाकर्षण सूचना में निहित विषय की जाँच हेतु बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम - 59 के तहत माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने विशेष समिति का निम्न प्रकार से गठन किया है : 
1 . श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० ( 81 , अलीनगर ) 

संयोजक 
2 . श्रीमती रेणु कुमारी , स०वि०स० ( 71 , बिहारीगंज ) 

सदस्य 
3. श्री अवधेश कुमार राय , स०वि०स० ( 142 , बछवाड़ा ) 

सदस्य 
4. श्री मंजीत कुमार सिंह , स०वि०स० ( 99 , बैकुंठपुर ) 

सदस्य 
5. श्री मनीष कुमार , स०वि०स० ( 160 , धौरैया ) 

सदस्य 
6 . श्री सुरेश कुमार शर्मा, स०वि०स० ( 94 , मुजफ्फरपुर ) 

सदस्य 
7 . मो० जावेद , स०वि०स० ( 54, किशनगंज ) 

सदस्य 
श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी , स०वि०स० इस समिति के संयोजक तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नियाज अहमद , 
उप - सचिव । 


। 


। 


। 


। 


। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 146 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


